रजिस्ट्री संडी एल. -33004/ 99 


REGD. NO. D.L -33004/99 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 
PART - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BỲ AUTHORITY 


सं . 7 ] 
• No. 71 


. 1 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 4 , 2008 /पौष 14, 1929 
NEW DELHI, FRIDAY , JANUARY 4, 2008/PAUSA 14 , 1929 


NEW DELHI, FR 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
. ( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
. . नई दिल्ली , 4 जनवरी, 2008 

• सं. 97 ( आर ई- 2007 )/ 2004 - 2009 
फा . सं. 01 /94 / 162 / 873 / ए एम 07 / पी सी -1. - विदेश व्यापार नीति , 2004 -- 2009, के पैराग्राफ 2. 59.2 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक , एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) में , निम्नलिखित 
संशोधन करते है : 

2. प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड 1 का पैरा 2. 59.2 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 

" 2.59.2 गुणवत्ता प्रमाणन मंजूर करने के लिए प्राधिकृत ऐसी एजेन्सियों की सूची परिशिष्ट -6 में दी गई हैं । 
आई एस ओ- 9000 ( सीरीज़ ) और आई एस ओ -14000 ( सीरीज ) के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् के 
तहत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज ( एनएबीसीबी ) के साथ मान्यता प्राप्त एजेंसियाँ इस 
नीति के तहत प्राधिकृत मानी जाएंगी । ऐसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों की सूची वैबसाईट www. qcin .org पर 
उपलबध है और परिशिष्ट -6 के तहत प्रदान की गई है । 
परिशिष्ट -6 में सूचीबद्ध होने की इच्छुक किसी भी एजेन्सी को परिशिष्ट -6 के अनुलग्नक 1 के अनुसार 

अपना आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । " 
3. परिशिष्ट -6 इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 1 के अनुसार संशोधित किया जाएगा । . 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

. . . आर . एस . गुजराल , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


51 G / 2008 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


- 


[ PARTI _ SEC . 1] 
अनुलग्नलक 1 


परिशिष्ट 6 


आईएस / आईएसओ 9000 ( श्रृंखला )/ आईएसओ - 14000 ( श्रृंखला )/ डब्ल्यूएचओ - जीएमपी/ 
एचएसीसीपी/ एसईआई/ सीएमएम स्तर II की सूची एवं अन्य प्रमाणन अभिकरण 


क 


आईएस / आईएसओ 9000 ( श्रृंखला) प्रमाणन अभिकरण की सूची : 


सभी अभिकरण जो नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडिज ( एनएबीसीबी ) 
द्वारा मान्यता प्राप्त हैं , इन्हें इस परिशिष्ट के तहत अधिसूचित किया जायेगा । 
अभिकरणों की अद्यतन सूची भारतीय गुणवत्ता परिषद की वेबसाईट www. qcin.org 
पर उपलब्ध हैं । एनएबीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची नीचे दी गई हैं | 
तथापि, गुणवत्ता परिषद में एनएबीसीबी सूची में परिवर्धन /विलोपन आदि के सम्बंध में 
आगे हवाला देने हेतु सीधे संपर्क करें । 


गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली 
क्रमांक प्रमाणन निकाय का नाम और पता मानक वैधता मान्यता सं0 
डीएनवी, नई दिल्ली 

| क्यूएमएस 20 जून , क्यूएम 001 
203, सावित्री सदन I.. 

2008 
11, प्रीत विहार समुदायिक केन्द्र, 
नई दिल्ली - 110092 
टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्यूएमएस | 11 सितम्बर , क्यूएम 002 
मुम्बई , 801 , रहेजा प्लाजा I, 

2009 
एलबीएसरोड, घाटकोपर ( पश्चिम ) 
मुम्बई - 400086 
बीवीसीआई 

क्यूएमएस 13 अप्रैल, . क्यूएम 003 
मुम्बई मारवाह सेंटर , छठा तल, । 

2010 
अन्सा इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने 
कृष्णलाल मारवाह मार्ग, 
साकी विहार रोड़ के बाद , 
अंधेरी ईस्ट, मुम्बई - 400072 


[ भागा - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्य 


आईक्यूसी बंगलौर 

क्यूएमएस 10 सितम्बर क्यूएम 004 
प्लेटेनियम सिटी, जी / 13/ 03 साईट | 2009 
संख्या 02, सीएमटीआई के बाद , 
एचएमटी रोड़, यशवंत पोस्ट, .. 
बंगलौर - 560022 . . 
एजीएसआई सर्टिफिकेशन क्यूएमएस 11 अप्रैल, क्यूएम 005 
प्राईवेट लि . .. 

2010 
208, कार्तिक काम्प्लेक्स , 
न्यू लिंक रोड़, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल 
एस्टेट, अंधेरी ( पश्चिम ) . 
मुम्बई 400053 
आईआरएस ( आईआरएसक्यू) , एमएस 18 अप्रैल, क्यूएम 006 
मुम्बई , 161 ए, मेकर टावर्स ई , 

2011 
(16 वॉ तल ) कुफे परेड , 
मुम्बई 400005 . 
आईसीआरएस मैनजमेंट सिस्टम क्यूएमएस 10 अगस्त, क्यूएम 007 
प्राइवेट लिमिटेड , 808, सुनेजा, 

| 2011 
टॉवर - II जिला केन्द्र , जनकपुरी, 
नई दिल्ली - 110058 
बीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | क्यूएमएस | 11 अगस्त , क्यूएम 008 
मीरा कॉरपोरेट सूईटस ( ए - 2 ) 

2011 
प्लॉट 1 एवं 2, ईश्वर नगर , 
मथुरा रोड़, नई दिल्ली 
आईसीएस सर्टिफिकेशन्स ( एशिया ) क्यूएमएस 15 अगस्त, क्यूएम 009 
प्राइवेट लिमिटेड ( यू/ एस ), 

2007 
22/ 23 , गुडविल प्रीमेसिस , 
स्वास्तिक एस्टेट, कलीना, 
सांताक्रुज ( ईस्ट ), मुम्बई - 400098 
( महाराष्ट्र ) 
टीयूवी रेहीनलैंड इंडिया प्रा . लि ., क्यूएमएस 15 अगस्त, क्यूएम 010 
504 -506, प्रेस्टीज सेंटर प्वांइट, 

2011 . 
कनिंघम रोड़, बंगलौर - 560002 


| 10. 


meme - me 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| 11 . 


14. 


[ PARTI _ SEC. 11 
टीयूवीएसयूडी साउथ एशिया क्यूएमएस 28 नवम्बर , क्यूएम 011 
प्रा .लि ., साकी विहार रोड़ के बाद, 

2007 
साकी नाका अंधेरी ( पूर्व ) 
मुम्बई 400072 
एनवीटीक्वालिफाई सर्टीफिकेशन्स क्यूएमएस 8 मार्च, क्यूएम 012 
प्राइवेट लिमिटेड, सीएपी 1, 

2008 
ईओआईजेड, निर्यात संवर्धन 

औद्योगिक पार्क , आईटीपीएल के 
पास, व्हाईट फील्ड, . 
बंगलौर 560066, भारत 
एक्यूएसआर इंडिया प्रा. लि . , क्यूएमएस 17 नवम्बर, क्यूएम 013 
तीसरा तल , 7 सामुदायिक केन्द्र, 

2008 . 
ईस्ट ऑफ कैलाश, 
नई दिल्ली - 110065 ( भारत ) 
| अमेरिक क्वालिटी एसेसर्स ( भारत ) क्यूएमएस 17 नवम्बर, | क्यूएम 014 
प्राइवेट लिमिटेड, 3- 6 - 157, विक्ट्री 

2008 
विहार, चौथा तल, हिमायत नगर , 
हैदराबाद 500029 ( भारत ) 
| ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स क्यूएमएस | 21 दिसम्बर, क्यूएम 015 
(बीआईएस) ब्यूरो ऑफ इंडियन 

2008 
स्टैंडर्स , 9, बहादुर शाह जफर मार्ग , 
नई दिल्ली 110002 ( भारत ) 
यूआरएस सर्टिफिक बी - 8, क्यूएमएस 1 फरवरी, क्यूएम 016 
दयानंद कालोनी, लाजपत नगर iv 

2009 
नई दिल्ली 110024 
मूडी आईसीएल सर्टीफिकेशन्स लि . क्यूएमएस 1 फरवरी , क्यूएम 017 
( य / एस ) # 372, फेज़ I , 

2009 
इंडस्ट्रियल एरिया पंचकूला, 
134113 हरियाणा 
ट्रांस्पेस्फिक सर्टीफिकेशन्स लि . क्यूएमएस | 17 मई 2009 | क्यूएम 018 
59/10, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई 
दिल्ली 110060 


16 . 


17 . 


[ भाग - खण्ड 1 ] . . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19. 


20 . 


2009 


. . . 


21. 


नॉलेज पार्टनर क्यू आर प्रा .लि ., क्यूएमएस 16 मई, | क्यूएम 019 
बी -1, न्यूटेक नारायणा, 48, 

2009 
त्रिमुलई रोड़, टी - नगर, 

चेन्नई 600017 ( भारत ) 
| क्यूएमएस सर्टीफिकेशन्स सर्विसिस क्यूएमएस 26 मई , क्यूएम 020 
प्रा .लि ., 207, दुर्गा टावर्स , 
आरडीसी, राज नगर, 
गाजियाबाद ( यू0पी0 ) 210002 
लॉयडस रजिस्टर क्वालिटी एशोरेंस | क्यूएमएस | 11 जून, 2009 | क्यूएम 021 
लि ., सालिटैयर कॉरपोरेट पार्क , 
बिल्डिंग संख्या I, 5वॉ तल, 151 , 
एम वासांजी रोड़, चकाला, 
अंधेरी ईस्ट, मुम्बई 400093 
वैक्सिल बिजनेस प्रोसेस सर्विसिज क्यूएमएस 20 जून, . क्यूएम 022 
प्राइवेट लिमिटेड, 208 ए/ 4, 

2009 
सावित्री नगर , नई दिल्ली 110017 
( भारत ) 
एनक्यू सर्टिफिकेशन प्रा .लि0, | क्यूएमएस 7 अगस्त , क्यूएम 023 
15/ 1, 9वॉ मेन, हम्पी नगर 

2009 
( आरपीसी ले आउट ) गर्वनमेंट 
सेंट्रल लाइब्रेरी के पास विजयनगर 
II स्टेज, बंगलौर - 560040 . .. 
( भारत ) 
क्यूएसएस क्वालिटी मैनेजमेंट | क्यूएमएस 20 अगस्त , क्यूएम 024 
सर्विसिज साई श्रद्धानंद, सी . विंग, . . . 2009 
स्टेशन रोड़, विखरोली ( ईस्ट ) 
मुम्बई 400083 ,( भारत ) . 
| क्यूएसआई ( इंडिया ) सर्टीफिकेशन क्यूएमएस 9 अक्तूबर , क्यूएम 025 
प्रा०लि0, 557 , सैक्टर - 1, 

12009 
विद्याधर नगर, जयपुर 302023 
( भारत ) 


23 
. 


25 . 


27 . 


29 . 


. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEC. I] 
आरआईएनए इंडिया प्रा . लि ., | क्यूएमएस | 11 अक्तूबर, क्यूएम 026 
बी विंग 607/ 608, एवरेस्ट चैम्बर्स , 

2009 
मरोल नाका, अंधेरी - कुरला रोड़, 
अंधेरी ( ईस्ट ) मुम्बई 400059 , 
( भारत ) 
एसजीएस इंडिया प्रा.लि0 , क्यूएमएस | 15 अक्तूबर, क्यूएम 027 
एसजीएस हाऊस, 9 -1, 127/ 2 , 

| 2009 
43, सरोजिनी देवी रोड़ , 
सिकंदराबाद - 500003 ( भारत ) 
ग्लोबल सर्टीफिकेशन सर्विसिज | क्यूएमएस 26 अक्तूबर, क्यूएम 028 
प्रा०लि0 , सथिया मनोर डब्ल्यू - 

2009 
27/3, फर्स्ट स्ट्रीट , अन्ना नगर , 
चेन्नई 600040, ( भारत ) 
एनक्यूएक्यूएसआर सर्टिफिकेशन क्यूएमएस 19 दिसम्बर, दयूएम 029 
प्रा .लि0, एम - 64, ग्रेटर कैलाश 

2009 
नई दिल्ली - 110048 
बीएससी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन | क्यूएमएस | 14 मार्च, | क्यूएम 030 
कारपोरेशन ऑफिस संख्या 124 , 

2010 
द्वारका काम्पलेक्स, एससीओ 
102 - 103 सैक्टर 16, फरीदाबाद 
पिन 121002 हरियाणा( भारत ) 
स्विसो इंडिया प्रा.लि0, 507 , क्यूएमएस 18 मार्च, 

| क्यूएम 031 
प्रगति टॉवर , 26, राजेंद्रा प्लेस , 

2010 
नई दिल्ली 110008 
केबीएस सर्टीफिकेशन सर्विसिस क्यूएमएस 16 अप्रैल, क्यूएम 032 
प्रा . लि ., 343, ओम शुभम टॉवर , 

2010 
नीलम - बाटा रोड़, एनआईटी 
फरीदाबाद - 121001 ( हरियाणा ) 
इंटरटेक टेस्टिंग सर्विसिस इंडिया क्यूएमएस | 17 अप्रैल , क्यूएम 033 
प्रा. लि0, 501 एवरेस्ट हाउस , 

2010 
चौथा तल 6 सुरेन रोड़, 
अंधेरी ( पूर्व) मुम्बई - 400093 


30 . . 


- 


- 


- 


- 


- 


32. 


33 . 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्यूएम 034 


| एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन सर्विसिस क्यूएमएस 17 अप्रैल, 
संचार एवं . सूचना , प्रौद्योगिकी | 2010 
मंत्रालय निदेशालय एसटीक्यूसी, 
इलेक्ट्रानिक निकेतन 6, सीजीओ 
काम्पलेक्स, लोदी रोड़, 
नई दिल्ली - 110003 


. . . 


- .. . 


* 


यू/ एस का तात्पर्य है वर्तमान में लंबित . .. 


ख. आईएस / आईएसओ 14000 (श्रृंखला) प्रमाणन अभिकरण की सूची : 


सभी अभिकरण जो नेशनल एक्रीडेटेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडिज (एनएबीसीबी ) 
द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इन्हें इस परिशिष्ट के तहत अधिसूचित किया जायेगा । 
अभिकरणों की अद्यतन सूची भारतीय गुणवत्ता परिषद की वेबसाईट www. qcin. org 
पर उपलब्ध हैं । एनएबीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची नीचे दी गई हैं । 
तथापि, गुणवत्ता परिषद में एनएबीसीबी सूची में परिवर्धन /विलोपन आदि के सम्बंध में 
आगे हवाला देने हेतु सीधे संपर्क करें । 


पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली 


क्रमांक प्रमाणन निकाय का नाम और पता । मानक 


वैधता 


मान्यता सं0 


20 
| 2008 


जून , ईएम 001 


डीएनवी, नई दिल्ली 

| ईएमएस 
203, सावित्री सदन I, . . . । 
11, प्रीत विहार समुदायिक केन्द्र , 
नई दिल्ली - 110092 भारत 
टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ईएमएस 
मुम्बई, 801, रहेजा प्लाजा I, 
एलबीएसरोड, घाटकोपर ( पश्चिम ) 
मुम्बई - 400086 


11 सितम्बर , 


ईएम 002 


2009 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEc . 1] 


. 


आईसीएस सर्टिफिकेशन्स ( एशिया ) ईएमएस | 15 अगस्त , ईएम 003 
प्राइवेट लिमिटेड ( यू/एस ), 

2007 
22 / 23, गुडविल प्रीमेसिस, 
स्वास्तिक एस्टेट, कलीना, 
सांताक्रुज ( ईस्ट), मुम्बई - 400098 
( महाराष्ट्र ) 
बीवीसीआई 

ईएमएस 2 अक्तूबर, ईएम 004 
मुम्बई मारवाह सेंटर , छठा तल , 

2008 
अन्सा इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने 
कृष्णलाल मारवाह मार्ग, 
साकी विहार रोड़ के बाद , 
अंधेरी ईस्ट, मुम्बई - 400072 
आईआरएस ( आईआरएसक्यू), ईएमएस 14 दिसम्बर, ईएम 005 
मुम्बई , 161 ए, मेकर टावर्स ई , 

2008 
( 16 वॉ तल ) कुफे परेड , 
मुम्बई 400005 
एनवीटीक्वालिफाई सर्टीफिकेशन्स ईएमएस 25 मई, ईएम 006 
प्राइवेट लिमिटेड, सीएपी 1, . 

2009 
ईओआईजेड, निर्यात संवर्धन । 

औद्योगिक पार्क , आईटीपीएल के 
पास, व्हाईट फील्ड, 
बंगलौर 560066, भारत 
लॉयडस रजिस्टर क्वालिटी एशोरेंस ईएमएस 11 जून , 2009 ईएम 007 . 
लि ., सालिटैयर कॉरपोरेट पार्क , 
बिल्डिंग संख्या I, 5वाँ तल, 151, 
एम वासांजी रोड़, चकाला, 
अंधेरी ईस्ट, मुम्बई 400093 
वैक्सिल बिजनेस प्रोसेस सर्विसिज ईएमएस 20 जून , ईएम 008 
प्राइवेट लिमिटेड, 208 ए/ 4, 

2009 
सावित्री नगर , नई दिल्ली 110017 
( भारत ) . 


--...-.-..... 


6. 


1 
. 


•• 


••• 


• 


-. 


.- 


--..-- 


- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


_ . भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


- 


10. 


टीयूवीएसयूडी साउथ एशिया ईएमएस 27 अगस्त, ईएम 009 
प्रा .लि ., साकी विहार रोड़ के बाद, 

2009 
साकी नाका अंधेरी (पूर्व) 
मुम्बई 400072 
| एक्यूएसआर इंडिया प्रा .लि ., - ईएमएस 16 अक्बर, ईएम 010 
तीसरा तल, 7 सामुदायिक केन्द्र , 

| 2009 
ईस्ट ऑफ कैलाश, 
नई दिल्ली - 110065 ( भारत ) 
एनक्यूएक्यूएसआर सर्टिफिकेशन ईएमएस 19 दिसम्बर, ईएम 011 
प्रा .लि0, एम - 64, ग्रेटर कैलाश 

2009 
नई दिल्ली - 110048 । 
इंटिग्रेटेड क्वालिटी 

30 अगस्त, 
सर्टिफिकेशन प्रा .लि . 

2010 
प्लेटेनियम सिटी, जी / 13/03 
संख्या 02, सीएमटीआई के बाद, 
एचएमटी रोड़, यशवंत पोस्ट, 
बंगलौर - 560022 


ग. डब्ल्यूएचओजीएमपी प्रमाणन एजेन्सियों की सूची . . . 
1. संबंधित राज्यों के औषध नियंत्रक/ एफीडीए आयुक्त 
घ. एचएसीसीपी प्रमाणन एजेन्सियों की सूची 
1. मत्स्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2. निर्यात - निरीक्षण एजेन्सियाँ/निर्यात 

एमपीईडीए हाउस , पनमपिली एवेन्यू निरीक्षण परिषद 

पोस्ट बाक्स सं. 4272, कोच्ची- 682036 / 
3. केरल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन , 4. क्यूएसआई ( इण्डिया ) प्रमाणन प्रा .लि . 

टीसी आईएक्स/ 2197 . कुरूप लेन , 1557, सेक्टर-1, विद्याधर नगर, 
सस्थामंगलम, पोस्ट आफिस, जयपुर- 302023 . . 
तिरूअनन्तपुरम 695010 

राजस्थान 
दूरभाष: 0471 - 2311882 

दूरभाष: 0141- 2236895 
फैक्स: 0471- 2311883 

फैक्सः 91 -141- 2236133 
ईमेलः qsicert @ gmail . com 
वेबसाइट: www. qsi.india.com 


. 


. 


. 


VI7. 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY . . [ PARTL - SEC. 1] 
ड. एसईआई सीएमएम स्तर-|| और उससे उपर के प्रमाणपत्र जारी करने वाले 

प्राधिकारी की सूची 
1 . कस्टमर रिलेशन्स 

टेराक्वेस्ट मेट्रिक्स, इंक 
साफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट 

पी . ओ. बाक्स 200490 
कारनेगी मेलान विश्वविद्यालय पिट्सबर्ग , 12885 रिसर्च बिल्वड, सुइट- 207 
पीए 15213- 3890, यूएसए 

आस्टिन, टीएक्स 78750 , यूएसए 
फोन, वायस मेल औरऑन डिमान्ड फोनः 512/ 219- 0286 
फैक्सः 412/ 268- 5800 

ईमेलः curtis @ acm.org . 
ई- मेलः 
cutrelations @ sei. cmu. edu 
www . sei. cmu. edu 
प्रोसेस ट्रान्जिशन , 

ग्लोबल सिस्टम्स टेक्नालॉजी, 
इंटरनेशनल, इंक, 106, आर्कवुड 

5811, अमाया ड्राइव , # 204, . 
पी. ओ. बाक्स -1988 

ला मेसा, सीए 91942, यूएसए 
एन्नापोलिस, एमडी 21401, यूएसए फोनः 619/ 697 - 9947 
फोनः 361 / 261 9921 

फैक्सः 619 / 697 - 9948 
फैक्सः 410 / 2955037 

ईमेल- 

rkudson @ g - s 
ईमेल 

t.Commerce 
spi @ processtransition. com 
साफ्टवेयर टेक्नालॉजी ट्रन्जिशन 6. जॉन रिस्कोश्की कंसल्टिंग 
60 इल्म स्ट्रीट 

1544, 9 स्ट्रीट, मैनहट्टन बीच, सीए 
एन्डॉवर, एम. ए. 01810, यूएसए 

90266, यूएसए 
फोनः 978/ 474 -4413 

फोनः 310 / 376 - 8255 
फैक्स: 978/ 475- 5432 

ईमेलः 

jfryskowski @ yahoo . com 
द प्रोसेस ग्रुप, 

| चैंजब्रिज , इंक 
पी. ओ . बाक्स 700012 

| 15103 , जन. स्टीवेंस सीटी . 
डलास, टीएक्स 75370 - 0012, यूएसए चैन्टिली, बीए 20151, यूएसए 
फोनः 972/ 418 - 9541 

फोनः 703/ 378 -0975 
फैक्स: 972 / 618 - 6283 . 

फैक्स: 703 / 378- 0976 
ईमेलः 

ईमेलः 
71564 .2031 @ compuserve.com servello @ changebridge . co 

m . . 
9. थेटा इंफार्मेशन सिस्टम , इंक 

10. पीआरटी कार्पोरेशन आफ अमेरिका 
555 ल्यूसेर्नी एवेन्यू टेम्पा, 

# 6 हार्बर इंडस्ट्रियल एस्टेट, 


सामानन् 


- 


- 


8. 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . . 


एफएल 33606, यूएसए 
फोनः 813 /902- 0402 
फैक्स: 813/ 902 -0258 
ईमेलः 
171044. 1404 @ compuserve.com 


ब्रिजटाउन, बार्बाडोस, डब्ल्यूआई 
ईमेलः 
gmanagul @ prt . Commerce 


परिशिष्ट 6 का अनुलग्नक । 


- 


- 


परिशिष्ट 6 के अंतर्गत सचीबद्धता के लिए प्रपत्र डब्ल्यूएचओ 
जीएमपी/ एचएसीसीपी/ एसईआई- सीएमएम स्तर- 2 और उससे अधिक प्रमाणीकरण के लिए 
किसी वर्तमान सचीबद्ध अभिकरण के व्यौरों के लिए रणवत्ता 

प्रमाण पत्र की 
जारी करने के लिए 


1. निम्न के लिए आवेदन (कृपया चिन्हित करें) 


हत कर) 


(क) सूचीबद्धता 


( ख) वर्तमान सूचीबद्ध अभिकरण के ब्यौरे में संशोधन 


2. 


आवेदक का नाम और पताः 
( लिमिटेड कंपनियों के मामले 
में पंजीकृत कार्यालय ओर अन्य 
मामलों में मुख्य कार्यालय) 

.. 
भारत में स्थिति सभी शाखाओं/ 
प्रभागों/ एककों / का पता यदि उन्हें 
भी सूचीबद्ध किया जाना है 


3. 


पिन . 
1. ............... . 
पिन ....... 


. .. 


2. ... ... 


4. ........ 
पिन .......... 


पिन ..... ........ 


.. 


.. 


एक्रीडीटेशन बॉडी, जिसका वैध एक्रीडीटेशन प्रमाण - पत्र आवेदक के पास है, 
व्यौरा 


i) 


नाम ओर पता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ _ 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


ii ) 


क्या एक्रीडीटेशन बॉडी अंतर्राष्ट्रीयः 
एक्रीडीटेशन मंच का सदस्य है 


हाँ / नहीं 


अगर आवेदन वर्तमान सूचीबद्ध अभिकरण के संशोधन के लिए है तो निम्नलिखित 
बताएँ 


व 


पास 


वांछित संशोधन की प्रकृतिः .. 

और उनका ब्यौरा 
( यदि आवेदन क्रम सं.2. और 3 के अंतर्गत है तो उपर्युक्त संशोधन, सूचना के लिए है तो 
संशोधन से पूर्व की स्थिति के अनुसार होगा) 


6 . 


जमा की गई फीस का ब्यौराः । 


(i) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सं. . . 
(ii ) राशि ( रूपयों में ) 

( अंकों में ) .. . 

( शब्दों में ) 
(iii ) जारी करने वाले बैंक का नाम 

. और शाखा 


. 


. 


. 


. 


. 


7. 


स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 

जारी करने वाला प्राधिकारी 
परिशिष्ट 6 के अंतर्गत प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण डब्ल्यूएचओ 
जीएमपी/ एचएसीसीपी/ एसईआई- सीएमएम स्तर- 2 जारी करने के लिए घोषणा पत्र सह 

. . . शपथ पत्र 
सर्वश्री........... .. ............... .. ......... इसके पंजीकृत /मुख्य कार्यालय जोकि ........... 

.. पर स्थित है, की ओर से 


1. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस घोषणा पत्र सह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के 

लिए प्राधिकृत हूं । 
2. . मैं / हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दिये गए ब्यौरे तथा घोषणाएँ सत्य हैं और 

मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और उसमें से कुछ भी छुपाया नहीं 

गया है । 
3. 

मैं / हम पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य 
अथवा गलत पाई गई तो कानून या अन्यथा. निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही या अन्य 
परिणामों के भागी होंगे । 


.. 


: 


. 


- 


- 


. 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

.... भारत का राजपत्र : असाधारण , 
4. मैं /हम शपथ लेता हूँ/ लेते हैं कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 

1992 , के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं आदेशों, विदेश व्यापार 
नीति तथा प्रक्रिया पुस्तक के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा/ होंगे । 
मैं शपथ लेता हूँ कि आवेदक किसी विदेश प्रमाणित संस्था की शाखा/ प्रतिनिधि नहीं 


मैं शपथ लेता हूँ कि आवेदक को पहले विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन 
अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत या किसी अन्य गलत प्रतिनिधित्व या धोखे के 
कारण सूची से हटा दिया गया है। 
कि मैं / हम सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं या शपथों के किसी उल्लंघन करने की 
दशा में वाणिज्य मंत्रालय या विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा निर्धारित दंडात्मक 
कार्यवाही या अन्य परिणामों के भागी होंगे । . 


. 


" 


. 


. 


. . 


नामः ............. ............ 

पदनामः .... 
. पताः ............ 

सम्पर्क नं . 
फैक्सः ...... . 
ईमेलः ........... 


. 


. 


. 


" 


. 


एजेंसी की मुहर और हस्ताक्षर : .... 
परिशिष्ट 6 के अंतर्गत सचीबद्ध होने वाले आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों 
.. 

की सूची 
गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वैध एक्रीडीटेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जोकि 
नैशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडिज (एनएबीसीबी) या किसी अन्य 

एजेंसी जोकि इंटरनैशनल एक्रीडीटेशन फोरम की सदस्य हो, द्वारा जारी की गई हो 
2. फों / कंपनियों की सूची ( चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी) आवेदक द्वारा दिया . 
प्रमाणीकरण . . . 

. . 
3. स्टैम्प पेपर ( कम से कम 2 रूपये का) पर दिया गया घोषणा पत्र सह शपथ -पत्र .. 

5000/- रूपये फीस ( गैस्-वापसी) 
एजेंसी के औचित्यपूर्ण/ संरचनात्मक ढाँचे के संदर्भ में ब्यौरः 


। 


क . मानव शक्ति , दोनों ही रूपों में तकनीकी एवं गैर- तकनीकी 
ख. कार्यालय स्वचालन एवं सूचना टैक्नॉलॉजी 
ग. आच्छादित कार्यालय क्षेत्र 


6. 


आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PARTI SEC . 1 ] 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

PUBLIC NOTICE . 
New Delhi, the 4th January , 2008 

No . 97 (RE-2007 )/2004 - 2009 
F . No. 01/94 / 162 /873/ AM 07 /PC -I.- In exercise of powers 
conferred under paragraph 2 .59 .2 of the Foreign Trade Policy , 
200409 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the 
following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) : 
2 . Para 2.59.2 of Handbook of Procedures, Volume. I shall be 
amended to read as under : 


“ 2.59.2 List of such agencies authorized to grant quality 
certification is given in Appendix 6 . 


For ISO -9000 (Series ) and for ISO - 14000 (Series ), the, 
Agencies accredited with National Accreditation Board for 
Certification Bodies (NABCB ) under Quality Council of India . 
shall be deemed to be authorized under this Policy.: List of such 
accredited agencies is available on the website www . ocin .ora : 
and also provided under Appendix 6 . 


Any agency desirous of enlistment in Appendix -6 may submit 
their application as per Annexure I to Appendix 6 to concerned 
RA ” . 


3. Appendix 6 shall be amended as per Annexure-l to this Public 
Notice. 


This issues in public interest . 


R . S . GUJRAL , Director General of Foreign Trade and Ex - officio Addl . Secy . 


:: . 


: 


[ 901 


1 ] 


www 


. 


[ 79]— av 1) 

HAUN THAT : SAHTEKACE 

Annexurg 1 
APPENDIX 6 
LIST OF 160SQ 9000. (SERIES) / ISO - 34000 (SERIESY WHO - GMP/ 
HACCP/ SEVICMM LEVEL I AND OTHER CERTIFICATION AGENCIES 


: 


: 


. 


ON 


3 . 


1 


, 


... 


i 


1 : 


MS 


Sep 2009 


T . 


A . List of I $ /ISO 9000 (Series ) Certification agency : * 
All agencies accredited with National Accreditation Board fər Certification 
Bodies (NABČB ) are deemed to be notified under this Appendix . The 
updated list of agencies is available at the website of Quality Council of 
India at website www .gein . org. The agencies presently accredited by NABCB 
are listed here. However , for future reference for addition /deletion etc. in 
the list NABCB in Quality Council of India may be contacted directly . 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 
Name & Address of Cortification dy Standard Valley Accreditation No . 
DNV , New Delhi 
203 , Savitri Sadan 1, 
11; Preet Vihar Community QMS 20 Jún 2008 OMC01 
Centre , 
New Delhi - 110 092 
TUV India Pvt . tta .Mumbai 
80l , Raheja Plaza 1 . . 
LBS Road , Ghatkopar (West), 

QMOO2 
Mumbal - 400 086 
BVCI, 
Mumbai Marwah Centre , 6th 
Floor, 
Opposite Ansa Industriál : 
Estate , 

. .. . . QMS 1 13 Apr 2010 ! QM003 
Kishanlal Marwah Marg , 
Off Sakivihär Road, Andheri 
East . ... 
Mumbai - 1000723 
IQC , Bangalore 
Platinum City ; G / 13 / 03, Site 
No. 02 , 
Next to CMTI, HMT Road , 

QMS 10 Sep 2009 

QM004 
Yeshwantpur Post 
Bangalore 4-560 022 
AGSI Certification Pvt. Ltd . 
208 , Kartik Complex , New Link 
Road , 
Opp . Laxml Industrial Estate, 

QMS 11 Apr 2010 
Andheri (West ) ::: 
Mumbai 400 053 
IRS(IRQS), Mumbai 
161 A , 
Maker Towers È ( 16th Floor ) QMS 18 Apr 2011 . : QM006 
Cuffe Parade Mumbai 400 005 


. 


:: 


. 


1. 


1 


Y 


QMODS 


1. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTISEC . 1] 


QMS 


| 10 Aug 2011 


QM007 


QMS 


11 Aug 2011 | 


QM008 


QMS 


15 Aug 2007 


QM009 


QMS 


15 Aug 2011 


QM010 


QMS 


28 Nov 2007 


QM011 


ICRS Management Systems 
Pvt. Ltd 
808 , Suneja Tower - II, District 
Centre , Janakpuri, New Delhi 
110058 
BSi India Pvt. Ltd 
The Mira Corporate Suites (A 
2 ) , 
Plot 1 & 2 , Ishwar Nagar, 
Mathura Road , 
New Delhi - 110 065 
ICS Certifications ( Asia ) Pvt. 
Ltd ( U / S ) 
22 / 23, Goodwill Premises , 
Swastik Estate , 
178 , CST Road, Kalina 
Santacruz (East ) 
Mumbai - 400 098 
(Maharashtra ) 
TUV Rheinland India Pvt. Ltd 
504 - 506 , Prestige Centre Point 
Cunningham Road . 
Bangalore - 560 002 
TUV SUD South Asia Pvt. Ltd 
Off . Saki Vihar Road , 
Saki Naka Andhri (East), 
Mumbai 400072 
NVI Quality Certifications Pvt. 
Ltd . 
CAP- 1 , EOIZ , Export Promotion 
Industrial Park 
Near ITPL, Whitefield . . 
Bangalore 560066 , India 
AQSR India Pvt Ltd . 
3rd Floor, 7 Community Center 
East of Kailash 
New Delhi 110065 (India ). 
American Quality Assessors 
(India ) P . Ltd . 
3 - 6 - 157 
" Victory Vihar" , 4th Floor, 
Himayatnagar, 
Hyderabad 500029. (India ) 
Bureau of Indian Standards 
(BIS ) 
Bureau of Indian Standards 
9 , Bahadur Shah Zafar Marg 
New Delhi 110002 (India ). 
URS CertifcB -8 , Dayanand 
Colony 
Lajpat Nagar- IV 
LNew Delhi 1 10024 gtion Ltd . 


QMS 


08 Mar 2008 


QMO12 


QMS 


17 Nov 2008 


QM013 


QMS 


17 Nov 2008 


QM014 


QMS 


21 Dec 2008 


QM015 


QMS 


01 Feb 2009 


QM016 


( 11 

1 


03 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 . : 


QMS 


01 Feb 2009 


QM017 


Moody ICL Certifications Ltd 
(U /S ) 
# 372 , Phase 
Industrial Area , Panchkula - 
134113 Haryana 
Transpacific Certifications Ltd 
59 / 10 . . 
Old Rajinder Nagar 
New Delhi 1 10060 
Knowledge Partner QR Pvt. . 


QMS 


17 May 2009 


QM018 


Ltd . 


QM 


AS 


16 May 2009 


QM019 


QMS 


26 May 2009 


QMO20 


QMS 


| 11 Jun 2009 


QMO21 


02 
. 


B - 1, Nutech Narayana 
48 , Tirumalai Road 
T-Nagar 
Chennai 600017 
India 
QMS Certification Services 
Pvt. Ltd . 
207 , Durga Towers , RDC ,Raj 
Nagar 
Ghiaziabad (U . P .) 210002 
Lloyd s Register Quality 
Assurance Ltd . 
Solitaire Corporate Park , 
Building No . 1 , 5th Floor , 
151 M . Vasanji Road 
Chakala , 
Andheri East 
Mumbai 400 093 
VexilBusiness Process Services 
Pvt. Ltd . 
208A / 4 
Savitri Nagar 
New Delhi 110017, 
India 
NQA Certification Pvt. Ltd . 
# 15 / 1 , 9th Main , Hampi 
Nagar (RPC Layout), 
Near Govt. Central Library , 
Vijayanagar || Stage. 
Bangalore - 560 040 . India 
QSS Quality Management 
Services 
Sai Shraddha , C Wing, 
Station Road , 
Vikhroli (East), 
Mumbai 400083 , India 
QSI (India ) Certifications Pvt. : 
Ltd . 
557 , Sector - 1. . 
Vidyadhar Nagar, 
Jaipur - 302 023 (India ) 


QMS 


20 Jun 2009 


QMO22 


23. 


QMS 


07 Aug 2009 


MS 


20 Aug 2009 


1024 


AMS : 


09 . 00 2009 


. 


(PART I - SEC . 1] 


QM026 


QM027 


28 . 


QM028 


29 . 


QM029 


M 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
RINA India Pvt. Ltd . 
B Wing 607 /608 , Everest 
Chambers , 
Marol Naka , Andheri -Kurla QMS | 11 Oct 2009 
Road , Andheri ( E ), Mumbai 
400 059 , India 
SGS India Pvt. Ltd . 
SGS House , 9 - 1 - 127 / 2 , 43, 
Sarojini Devi Road, 

QMS 15 Oct 2009 
Secunderabad - 500 003, 
India 
GlobalCertification Services 
Pvt. Ltd . 
Sathya Manor" 
W - 27 / 3 , 1st Street, 

QMS 26 Oct 2009 
Anna Nagar, Chennai 
600040 , India 
NQAQSR Certification Pvt. 
Ltd . 
M - 64 Greater Kailash -|| 

QMS 19 Dec 2009 
New Delhi 110048 
BSC International Certification 
Co . 
Office No. 124 , Dwarka 
Complex , 

QMS | 14 Mar 2010 
SCO 102- 103 , Sector 16 , 
Faridabad Pin 121002, 
Haryana , India 
Swiso india Pvt. Ltd . 
507 Pragati Tower, 
26 Rajendra Place 

OMS 18 Mar 2010 
| New Delhi 110008 
KBS Certification Services Pvt. 
Ltd . 
343, Om Shubham Tower 
Neelam - Bata Road 

QMS 16 Apr 2010 
N . I. T . Faridabad - 121 001 
(Haryana 
Intertek Testing Services India 
Pvt Ltd . 
501 Everest House , 
5th Floor 6 Suren Road 

QMS 17 Apr 2010 
Andheri (East ) 
Mumbai - 400093 
STQC Certification Services 
Ministry of Communication & 


QM30 


31 . 


QM031 


QM032 


33 . 


QM033 


34 . 


IT 


17 Apr 2010 


QM034 


STQC Directorate , Electronic 

QMS 
Niketan 6 , 
CGO Complex , Lodhi Road 

New Delhi 110003 
. * U /S means presently under suspension 


[ T11 - que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


B. List of IS /ISO 14000 (Series ) Certification agency : 
All agencies accredited with National Accreditation Board for Certification 
Bodies (NABCB ) are deemed to be notified under this Appendix . : The 
updated list of agencies is available at the website of Quality Council of 
India at website www .qcin .org . The agencies presently accredited by NABCB 
are listed here. However , for future reference for addition /deletion etc . in 
the list,NABCB in Quality Council of India may be contacted directly . 


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 


EMS 


20 June,2008 


. EM 001 


EMS 


11 Sept: 2009 


EM 002 


EMS 


. 


EM 0031 


3 


15 Aug. 2007 


DNV , New Delhi 
203 , Savitri Sadan 1 , 
11, Preet Vihar 
Community Centre , 
New Delhi - 110 092 
India 
TUV India Pvt. Ltd , 
Mumbai 
801, Raheja Plaza I 
LBS Road , Ghatkopar . 
(West ), 
Mumbai - 400 086 . 
ICS Certifications ( Asia 
) Pvt. Ltd 
22 / 23 , Goodwill 
Premises , 
Swastik Estate , 
178 , CST Road , Kalina 
Santacruz (East ) 
Mumbai - 400 098 , 
(Maharashtra ) 
BVCI, Mumbai 
Marwah Centre, 6th 
Floor, 
Opposite Ansa Industrial . 
Estate , 
Kishanlal Marwah Marg , 
Off Sakivihar Road , 
Andheri East, 
Mumbai - 400 072 
IRQS, Mumbai 
161 A , 
Maker Towers E ( 16th 
Floor ) 
Cuffe Parade, 
Mumbai - 400 005 
NVT Qualify 
Certifications Pvt. Ltd 
CAP - 1 , EOIZ , Export 
Promotion Industrial 


EMS 


2 Oct. 2008 


EM 004 


EMS 


EMS 


14 Dec. 2008 


EM 005 


LWAN 


EMS 


Park , 


] 


25 May 2009 


. EM QUE 


Near ITPL , Whitefield , 
Bangalore - 560 066 , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTISEC . 1] 


EMS 


11 June 2009 


EM 007 


EMS 


20 June 2009 


EM 008 


EMS 


27 Aug. 2009 


EM 009 


Lloyd s Register Quality 
Assurance Ltd . 
Solitaire Corporate Park , 
Building No . 1 , 5th 
Floor , 
151 M . Vasanji Road 
Chakala , 
Andheri East 
Mumbai 400 093 
Vexil Business Process 
Services P Ltd . 
208A / 4 Savitri Nagar 
New Delhi 110017 , 
India 
TUV SUD South Asia 
Pvt. Ltd 
Off . Saki Vihar Road , 
Saki Naka Andhri ( East ) , 
Mumbai 400072 
AQSR India Pvt. Ltd 
3rd Floor , 7 Community 
Center 
East of Kailash 
New Delhi - 110 065 
( India ) 
NQAQSR Certification 
Pvt. Ltd . 
M - 64 Greater Kailash - 
II , New Delhi 110048 
Integrated Quality 
Certification P . Ltd . 
Platinum City , G / 13 / 
03 . Site No . 02 . 
Next to CMTI, HMT 
Road , Yeshwantpur 


EMS 


10 


16 Oct. 2009 


EM 010 


EMS 


19 Dec 2009 


EM 011 


30 Aug. 2010 


1 . EM 012 


Post 


Bangalore - 560 022 
Č . List of WHOGMP Certification Agencies 


1. Drug Controllers/FDA 

Commissioners 

of the concerned states 
D . List of HACCP Certification Agencies 


2 . 


Export Inspection 
Agencies / Export 
Inspection Council. 


The Marine Product Export 
Development Authority 
MPEDA House , 
Panampilly Avenue : 
P .B .No.4272 , Kochi- 682036 
Kerala Bureau of Industrial 


3. 


4. 


QSI (India ) Certification P. Ltd . 


[ MI- 1995 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ins 


Promotion 

557 , Sector - 1, Vidyadhar Nagar 
TC IX / 2197 , Kurups Lane , . Jaipur - 302023 
Sasthamangalam P.O . 

Rajasthan 
Thiruvananthanpuram 695 

Tel. No.0141: 2236895 
010 

Fax : 91- 141- 2236133 
Tel: 0471 -2311882 ; Fax : ! E -mail: asicert @ gmail.com 
0471- 2311883 

Website: www .qsi.india .com 
E . List of SEI CMM level II and above certificate issuing authority 
1. Customer Relations 

2. TeraQuest Metrics, Inc . 
Software Engineering Institute : P.O .Box 200490 
Carnegie Mellon University 

12885 Research Blvd , Suite 207 
Pittsburgh , PA 15213 - 3890 , USA Austin , TX 78750 , USA 
Phone , Voice Mail and on Demand Phone : 512 / 219 - 0286 
Fax : 412 / 268 - 5800 . . 

E -Mail:curtis @ acm .org 
E -Mail:cut 
relations @ sei.cmu.edu 
www .sei. cmu.edu 
Process Transition 

Global Systems Technology 
International , Inc 

5811 Amaya Drive , # 204 
106 , Archwood 

La Mesa, CA 91942 , USA 
P .O .Box 1988 

Phone : 619 /697 - 9947 . 
Annapolis, MD 21401, USA 

Fax: 619 /697 - 9948 
Phone : 301/ 261 9921 

E -Mail:rknudson @ g -s 
Fax : 410 / 295 5037 

t. Commerce 
E -Mail : spi @ processtransition . com 
Software Technology Transition . 6 . John Ryskowski Consulting 
60 Elm Street 

1544 , 9th Street 
Andover , MA 01810 , USA 

Manhattan Beach , CA 90266 , 
Phone: 978 / 474 - 4413 

USA 
Fax : 978 / 475 -5432 

Phone:310 / 376 -8255 

E -Mail :jfryskowski @ yahoo .com 
7. The Process Group 

ChangeBridge , Inc . 
P .O .Box 700012 

15103 , Gen . Stevens Ct. 
Dallas, TX 75370 - 0012 , USA 

Chantilly , VA 20151, USA 
Phone : 972/ 418 - 9541 

Phone :703/ 378 - 0975 
Fax : 972 /618 -6283 

Fax : 703 /378- 0976 


5 . 


Mail: 71564 . 2031e compuserve .com Mail :servello @ changebridge .com 
9. Theta Intormation Systems, Inc . 10 . PRT Corporation of America 
555 Lucerne Avenue 

# 6 Harbour Industrial estate 
Tampa, FL 33606 , USA 

· Bridgetown Barbados, WI 
Phone : 813 / 902- 0402 

E- Mail:gmanagul@ prt. Commerce 
Fax :813 / 902 - 0258 " 
E-Mail:71044.1404 @ compuserve . com 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- Sec. 1 ] 


Annexure I to Appendix 6 


Application Form For Enlistment Under Appendix 6 
to Issue Quality Certification And Modification In Particulars Of An Existing Enlisted Agency 

(FOR WHO -GMP /HACCP /SEI-CMM LEVEL - 2 & ABOVE CERTIFICATIONI 


1. Application for (please tick) 
(A ) Enlistment I T 


(B ) Modification in particulars of existing Enlisted Agency 


2. Name and address of the applicant: 
(Registered Office in 
case of limited companies , 
and Head Office 
for others ) 


PIN DOODID 


1 . . 


3 . Address of all the Branches / Divisions/ Units / 

located in India if they also to be enlisted . 


PIN DOODOO PIN OOOOOO 


2. ................. 


PIN DODOOO 


PIN 000000 


. 


4. 


Details of Accreditation Body from whom the applicant holds a valid accreditation certificate 


Name and Address : 


Yes / No 


Whether the accreditation Body is member: 
of International Accreditation Forum 


5 . . In case the application is for modification in existing enlisted agency , give : 


Nature of modification required 
and details thereof 


: ..... ........ 


(In case the application is for modification , information in S .No . 2 and 3 above will be as per pre.modified 
status ) 


Particulars of Fees Paid : 


Bank Receipt Demand Draft No . 


Amountain Rs.) 
( In . figures ) 
(in words ) 


Name of Bank & Branch of Issue 
Permanent Account Number (PAN ) 


Issuing authority 


[ 411- G51 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Declaration Cum Undertaking for Enlistment in " List of Agencies Authorized to issue Quality 

Certification / WHO GMP HACCPISEICMMLEVEL I) in Appendix 6 


On behalf of M /S 


with its registered / head office located at 


1) I hereby certify that I am authorised to sign this declaration cum undertaking . 
2) W e hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and 

correct to the best of my lour knowledge and belief and nothing has been concealed or held 

therefrom . 
3 ) INWe full understands that any information fumished in the application if proved incorrect or false 

will render melus liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or 

otherwise warranted . 
4) INWe undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act , 

1992 , the Rules and Orders framed thereunder, the Foreign Trade Policy and the Handbook of 

Procedures . 
5 ) I undertake that the applicant is not a branch / franchise of a foreign certifying body : 

I undertake that the applicant has not been de -listed earlier on account of violation of any of the 

provisions of the FTDR Act, 1992 , or any misrepresentation or fraud . 
7) That we would be liable for the penal action or other consequences as may be prescribed and 

taken by the Ministry of Commerce or the Directorate General of Foreign Trade for any violation of 
the undertaking or procedures that are prescribed by the Government. 


tv : 


. 


Name: 
Designation : 

Address: 
Contact Nos: 

Fax : 
Email : 


Signature and seal of Agency :_ 


List of documents that should accompany the application for enlistment under Appendix 6 


1 . Certified copy of valid accreditation certificate for quality management from National 

Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB ) or any other agency who is a 
member of Intemational Accreditation Forum 

List of firms/companies (whether Indian or foreign ) granted certification by the applicant. 
3 . Declaration cum Undertaking to be given on a stamp paper (Minimum of Two Rupees 
4 . Fees of Rs. 5000 /- (non -refundable ) 
5 . Details on the logistical/infrastructural setup of the agency with regard to : 


a . Man power, both Technical and Non - Technical 
b . Office automation and information technology 
C . Covered office area 


6 . 


Application form is to be submitted in duplicate 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


